NAL 


उत्तासग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 207 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019 - ज्येष्ठ 17, शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019 


क्रमांक 5746 / डी . 111 / 21- अ / प्रारू ./ छ. ग./ 19. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24- 03- 2019 को 
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यू. के . काटिया , अतिरिक्त सचिव . 


413 


414 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जून 2019 


छत्तीसगढ़ अधिनियम 
( क्रमांक 8 सन् 2019) 


छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन) अधिनियम, 2019 


छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र . 16 सन् 1967) को 
और संशोधित करने हेतु अधिनियम . 


भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


1. 


(1 ) 


यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानमंडल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा. 


संक्षिप्त नाम तथा 
प्रारंभ . 


( 2) 


यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा. 


अनुसूची का संशोधन . 


2. 


छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 ( क्र . 16 सन् 1967) में , अनुसूची के मद 19 
की सारणी में , सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 


" 91 


छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, रायपुर 


राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 


छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित, रायपुर 


छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर 


छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित , रायपुर 


जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव , जगदलपुर , बिलासपुर, अंबिकापुर 


छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग 


छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 


रायपुर विकास प्राधिकरण , रायपुर 


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल 


101 


___ अटल नगर विकास प्राधिकरण 


02 


छत्तीसगढ़ योग आयोग 


॥ 


छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड 


14 


छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर 


छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्यनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 


106 


छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जून 2019 


414 ( 1 ) 


107 


छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद , रायपुर 


108 


छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड 


109 


छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड 


110 


छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड 


111 


112 
113 


छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित 
छत्तीसगढ़ सूख्म एवं लघुउद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल 
छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड 
छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग 


114 


115 


छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल 


116 


राज्य वित्त आयोग 


117 


छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित 


छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण 


119 


राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति 


120 


छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण 


121 


छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी 


122 


छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी 


123 


छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर 


124 


छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, रायपुर 


125 


पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी सृजन पीठ, भिलाई 


126 


दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर 


127 


छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी 


128 


तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड " 


अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019 


क्रमांक 5746 / डी. 111/ 21 - अ / प्रारू ./ छ. ग./ 19. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 - 6- 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

___ यू. के . काटिया, अतिरिक्त सचिव , 


414 (2 ) 


EMTUIG 1164 , fenich 7 A 2019 


CHHATTISGARH ACT 

(No. 8 of 2019) 


THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN 

(SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2019 


An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata 
Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 of 1967). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the 
Republic of India , as follows : 


Short title and 


1. 


(1) 


This Actmay be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata 
Nivaran (Sanshodhan ) Adhiniyam , 2019 . 


commencement. 


(2 ) 


It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st 
January , 2019 . 


Amendment of 
Schedule . 


2. 


In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 
of 1967 ) , in the table of item 19 of the Schedule , after serial number 90, the following 
shall be added , namely : 


“ 91 


Chhattisgarh Film Development Corporation , Raipur 


State disaster Management Authority 


Chhattisgarh Road Development Corporation Limited, Raipur 


Chhattisgarh State Co - operative Bank Limited, Raipur 


Chhattisgarh State Co- operative Association Limited , Raipur 


District Cooperative Central Bank Limited , Raipur, Durg , Rajnandgaon , 
Jagdalpur , Bilaspur, Ambikapur 


Chhattisgarh State Food Commission 


Chhattisgarh Rajya BalAdhikar Sanrakshan Ayog 


Raipur DevelopmentAuthority , Raipur 


100 


Chhattisgarh Environment Conservation Board 


101 


Atal Nagar Vikash Pradhikaran 


102 


Chhattisgarh Yoga Aayog 


103 


Chhattisgarh State Kesh Shilpi Welfare Board 


104 


Chhattisgarh State Medicinal Plants Board , Raipur 


Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board 


106 


Chhattisgarh Unorgnized Workers State Social Security Board 


107 


Chhattisgarh Rajya krishak Kalyan Parishad, Raipur 


ESTARTING 215145 , faalieh 7 F 2019 


414 ( 3 ) 


108 


Chhattisgarh Machua Kalyan Board 


109 


Chhattisgarh State Animal Welfare Board 


110 


Chhattisgarh Matikala Board 


111 


Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited 


112 


Chhattisgarh Micro and Small Enterprise Facilitation Council 


113 


Chhattisgarh Railway Corporation Ltd . 


114 


Chhattisgarh Rajya Shiksha Aayog 


115 


Chhattisgarh Professional Examination Board 


116 


State Finance Commission 


117 


Chhattisgarh State Cooperative Dairy Federation Limited 


118 


Chhattisgarh State Livestock Development Agency 


State Level Twenty Point Implementation Review Committee 


Chhattisgarh Rajya Gramin Avam Anya Pichhda Varg Kshetra Vikash 
Pradhikaran 


Chhattisgarh State Haj Committee 


Chhattisgarh Urdu Academy 


Chhattisgarh Official Language Commission , Raipur 


Chhattisgarh SindhiAcademy, Raipur 


Padumlal-Punnalal Bakshi Shrijan Peeth , Bhilai 


South CentralRegion Cultural Centre Nagpur 


Chhattisgarh Sahitya Academy 


128 


Third Gender Welfare Board ” 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


